सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 635 राँची , शुक्रवार , 


24 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
7 दिसम्बर , 2021 


2 


संख्या -3 / पद . - 1 ( घ ) -03/2020 का .8340 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 
की अधिसूचना सं ० 1636 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त 
श्री बिनय बिहारी कर्ण , उप जनसम्पर्क निदेशक , झारखण्ड सूचना केन्द्र , झारखण्ड भवन , नई दिल्ली की 
सेवाएं उनके अनुरोध के आलोक में उनके पैतृक विभाग मुख्य आयुक्त कार्यालय , केन्द्रीय माल एवं सेवा 
कर एवं उत्पाद शुल्क , राँची प्रक्षेत्र को तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है । 
2. श्री कर्ण को उनके पैतृक विभाग में योगदान हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 635 -- 50 


